निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 628) 


30 अग्रहायण 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 21 दिसम्बर 2009 


मुख्य मंत्री सचिवालय 


- - 


- 


अधिसूचना 

24 सितम्बर 2009 
सं0 का0आ0 - 107 / 08 - 277 / मु.मं. स., — श्री नृपति मंडल , संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार , 
पटना को अपनी चिकित्सा / चेकअप के क्रम में इनसे प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र एवं इनके अनुरोध के आलोक में 
दिनांक 19 अगस्त 2009 से दिनांक 28 अगस्त 2009 तक कुल 10 (दस) दिनों की वितायी गयी अवकाश की अवधि 
को पूर्ण वेतन पर बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के आलोक में ( 20 दिन अर्द्ध - वेतन पर ) रूपान्तरित अवकाश के 
रूप में स्वीकृत किया जाता है । 
2. इसमें सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय शंकर सिन्हा , 

संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 628 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


